निबंधन संख्या पी0टी0-40 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 व्कार्तिक्क 1944 (210) 
(सं० पटना 962) पटना, वृहरपतिवार, 10 नवम्बर 2022 


सं० जी / वी0आई0पी0--01--08 / 2014--12436 
गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 
8 नवम्बर 2022 
विषय-अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी मापदण्ड निर्धारित करने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 3663, दिनांक- 
02.05.2017 में संशोधन के संबंध में। 
अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक- 3663, 
दिनांक- 02.05.2017 के द्वारा कतिपय मापदंड निर्धारित किये गये हैं। 
2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित संकल्प ज्ञापांक- 3663, 


दिनांक- 02.05.2017 में निम्न संशोधन का निर्णय लिया गया है- 

(i) कंडिका-1 में विशेष सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में उद्धृत “पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), 
बिहार, पटना” के स्थान पर “अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा),/पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), 
बिहार, पटना” पढ़ा जाए। 

(i) कंडिका-3 (क) में उद्धृत “पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) के कार्यालय” के स्थान पर “अपर पुलिस 
महानिदेशक (सुरक्षा)//पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) के कार्यालय” पढ़ा जाए। 

3. उपर्युक्त विभागीय संकल्प सं०- 3663, दिनांक- 02.05.2017 की शेष बातें Bema रहेंगीं। 


2 बिहार गजट (असाधारण) 10 नवम्बर 2022 


आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को 
सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागाध्यक्षों /सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/ सभी जिला 
पदाधिकारियों ,,/ सभी जिला पुलिस अधीक्षकों,/ पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक के सहायक 
(yo), बिहार, पटना /पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा), बिहार, पटना/अपर पुलिस 
महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना,/अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं 


आवश्यक कार्रवाई हेतु मेज दी जाए। 


बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
के० सुहिता अनुपम, 
सरकार के विशेष सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 962-571+10-डी0टी0पी0 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


